निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ 1938 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 22 जून 2016 


( सं0 पटना 508) 


पंचायती राज विभाग 


आदेश 

16 जून 2016 
सं० 9प / वि०को० / वाद - 07 - 1167 / 2015 / 127 / पं0रा0 - नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना 
संख्या 5291, दिनांक 27 .11. 2007 द्वारा पटना सदर प्रखंड अंतर्गत पाँच ग्राम पंचायतों, यथा पश्चिमी दीघा, पूर्वी दीघा, 
उत्तरी मैनपुरा, पश्चिमी मैनपुरा एवं पूर्वी मैनपुरा को पटना नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में 
इन ग्राम पंचायतों के मुखिया को पदमुक्त करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 30.11. 2015 के विरूद्ध 
दायर याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 19373 / 2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किये गये प्रेक्षण दिनांक 
14.03. 2016 के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा 151 के अधीन निम्न आदेश दिया जाता है: 

(1 ) पटना सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत पश्चिमी दीघा, ग्राम पंचायत पूर्वी दीघा, ग्राम पंचायत उत्तरी मैनपुरा, 
ग्राम पंचायत पश्चिमी मैनपुरा एवं ग्राम पंचायत पूर्वी मैनपुरा को पटना नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने के 
फलस्वरूप उक्त पंचायतों को वर्तमान कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि से विघटित किया जाता है । 

(2 ) इस विघटन के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा एवं इनसे संबंधित पंचायत 
समिति निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तदनुसार परिवर्तन हो जायेगा । 

( 3 ) उक्त ग्राम पंचायतों के विघटन के फलस्वरूप उन्हें ग्राम पंचायत के रूप में भंग ( Dissolve ) करने संबंधी 
सूचना जिला पदाधिकारी , पटना द्वारा जिला गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेगी । 
प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार चौधरी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 508- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


